सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र , 1939 ( श० ) 


संख्या- 683 राँची, बुधवार, 


20 सितम्बर, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 मई, 2017 


संख्या- 3/पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 6578 -- संयुक्त सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , 
झारखण्ड, राँची (विभागीय अधिसूचना सं०- 5368 दिनांक 22 जून , 2016 द्वारा संयुक्त सचिव स्तर 
में उत्क्रमित उप निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर अधिसूचित ) 
के पद पर पदस्थापित श्री आनन्द मोहन ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 481/ 03 ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

||- उक्त विभागीय अधिसूचना सं०- 5368 दिनांक 22 जून , 2016 को विलोपित किया 
जाता है | 

संख्या - 3/पद-01(ग)-02/ 2015 का .- 6579-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री श्रीपति गिरि , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 678/03, गृह जिला - रोहतास ) को अगले आदेश तक निदेशक , राष्ट्रीय 
नियोजन कार्यक्रम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 20 सितम्बर , 2017 


___ संख्या - 3/पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 6580 -- निदेशक ( प्रशासन), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , 
राँची के पद पर पदस्थापित सुश्री सरिता दास , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 693 /03, गृह जिला 
भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल 
सचिवालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/ पद - 01 (ग)-02/ 2015 का .- 6581-- विभागीय अधिसूचना सं०- 3890 दिनांक 
24 मार्च, 2017 द्वारा अधिसूचित अपर समाहर्ता, पलामू श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 770/03, गृह जिला - हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

||- उक्त विभागीय अधिसूचना सं० 3890 दिनांक 24 मार्च, 2017 को विलोपित किया 
जाता है । 


संख्या - 3/ पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 6582 -- विशेष कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल सचिवालय , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती मीना, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 850/03, गृह 
जिला- कोडरमा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 6583 -- श्री देवनीश किड़ो, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
598/03, गृह जिला- गुमला) को विभागीय आदेश सं० - 6411 दिनांक 22 मई, 2017 को निलम्बन 
से मुक्त किये जाने के पश्चात (पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापन हेतु सेवा अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01( ग)- 02/ 2015 का .- 6584 -- जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री सौरभ प्रसाद, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- पू० सिंहभूम ) की सेवा राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हए अगले आदेश तक अवर सचिव , 
राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद -01 (ग)- 02/ 2015 का .- 6585 -- श्रीमती नमीता नलिनी बाखला, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 776/ 03, गृह जिला- गुमला) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं० 
2507 दिनांक 19 मई , 2017 द्वारा वापस किये जाने के उपरांत ( योगदान की प्रत्याशा में ) अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
||- श्रीमती बाखला को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गिरिडीह 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 20 सितम्बर , 2017 


संख्या - 3/पद-01( ग)-02/2015 का .- 6586-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय , गिरिडीह के 
पद पर पदस्थापित श्री महेन्द्र छोटन उराँव , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , गृह जिला- गुमला) की सेवा 
ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 
||- श्री उराँव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् रामगढ़ जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 6587 -- सुश्री दीपमाला, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला - पलामू ) को गहनाधिकार अवधि में केन्द्र सरकार की सेवा से त्याग पत्र देने के उपरांत 
योगदान के फलस्वरूप (पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
||- सुश्री दीपमाला को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2 , 1974 की धारा 20) के तहत् हजारीबाग 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद -01( ग )-02/ 2015 का .- 6588 - श्री प्रवीण चौधरी , झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- दुमका) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०- 2506 दिनांक 
19 मई , 2017 द्वारा वापस किये जाने के उपरांत ( पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


||- श्री चौधरी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गोड्डा जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
मई, 2017 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई 
तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 683 -- 50 


